निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 24 


पटना, 


26 ज्येष्ठ, 1932 ( श ० ) 
बुधवार , 

16 जून , 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख मैट्रीकुलेशन , आई ० ए० , आई ० एससीo , 
बी 0 ए 0 , 

बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम 0 एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा -फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

13-13 


भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 मई 2010 
एस0 ओ0 116, दिनांक 16 जून 2010 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2429 जे0 , दिनांक 25 जुलाई 1998 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम बचन सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 25 जुलाई 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने 

लिए प्राधिकृत किया 
की तिथि । 

गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सिविल 


25-07-1998 


पटना जिला 


श्री राम बचन सिंह | अधिवक्ता , 

कोर्ट , पटना । 


बी 0 ए0 
एल 0 एल0 बी 0 


( सं 0 ए0/ नोट -69/ 94/ 2372/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


25 मई 2010 
एस 0 ओ0 117- एस 0 ओ0 116, दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 ए0/ नोट-69 / 94/ 2372 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 25th May 2010 
S.O. 116 dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bachan Singh , 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section -3 of 
the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2429/J , dated the 25th July 1998 to practice as notary 
again for the next five years from 25th July 2006 . 


बिहार गजट, 16 जून 2010 


3 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Qualification 


Remarks 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register . 

3 
25-07-1998 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Patna 
District 


1 


6 


Sri Ram 
Bachan Singh 


2 
Advocate , 
Civil Court, 

Patna. 


4 
B.A. 
L. L.B. 


( No. - A/ Not- 69 / 94/ 2372 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


25 मई 2010 
एस0 ओ 0 118 , दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट, 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -8403/ जे0 , दिनांक 3 दिसम्बर 
1986 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनय कुमार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 3 दिसम्बर 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत 
तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री विनय कुमार 


03.12.1986 


अधिवक्ता , नोटरी , व्यवहार 
न्यायालय , मुजफ्फरपुर 


बी 0 ए0 मुजफ्फरपुर 
बी 0 एल 0 

जिला 
( सं0 ए0/ ए0 बी0-74/ 84/ 2388/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


25 मई 2010 
एस0 ओ0 119 - एस 0 ओ 0 118, दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-74/84/ 2388/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

The 25th May 2010 
S.O. 118 , dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section - 5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binay Kumar, and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law DepartmentNotification No. 8403/5 , dated 3rd December 1986 to practice as notary 
again for the next five years from 3rd December 2006 . 


. 


4 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


Name of Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Qualification 


Date of which the 

name of the 
Notary has been 
entered in the 
Register. 

3 
03-12-1986 


Area in 

which 
Notary to 
practice 


Remarks 


1 


6 


Sri Binay Kumar 


2 
Advocate , 
Notary Civil 

Court, 
Muzaffarpur 


4 
B.A. 
B.L 


5 
Muzaffarpur 

District 


( File no. - A/ A.B- 74 / 84/ 2388 / J ) 

By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


26 मई 2010 
एस0 ओ 0 120 , दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3592 जे0 , दिनांक 15 अक्तूबर 
1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री गणेश प्रसाद गुप्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 15 अक्तूबर 2001 से 14 अक्तूबर 2006 एवं पुनः दिनांक 15 अक्तूबर 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों 
के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि । 

गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री गणेश प्रसाद 


15-10-1998 


कैमूर जिला 


अधिवक्ता , सिविल 
कोर्ट , कैमूर , 
भभुआ । 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


गुप्ता 


( सं0 - ए0/ नोट -56/ 92/ 2402/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


26 मई 2010 
एस0 ओ0 121 - एस0 ओ 0 120, दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 ए0 / नोट -56 / 92 / 2402/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 26th May 2010 
S.O. 120 , dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ganesh Prasad Gupta , 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


5 


the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3592/ J dated 15th October 1998 to practice as notary 
from 15th October 2001 to 14th October 2006 and again for the next five years from 15th October 2006 . 

Date of which the 

Area in 
Residental/ name of the 

which 
Name of Notary professional Notary has been Qualification 

Remarks 

Notary to 
address 

entered in the 
Register. 

practice 
1 2 

3 

4 

5 

6 
Sri Ganesh Prasad Advocate , Civil 

15-10-1998 

B.A. 

Kaimur 
Gupta Court. Kaimur. 

L. L.B. 

District 
Bhabhua 


( No. A/ Not -56/ 92 / 2402 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


26 मई 2010 
एस0 ओ0 122, दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4033/ जे0 , दिनांक 3 सितम्बर 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रेवती कांत सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 3 सितम्बर 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 
2 

4 5 

6 
श्री रेवती कांत | अधिवक्ता , सिविल कोर्ट , 03-09-2004 बी 0 ए0 भोजपुर जिला 
सिन्हा भोजपुर , आरा 

एल 0 एल 0 बी 0 
( सं0 ए0/ नोट( एस0 )-32 / 2001/ 2405 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


के नाम 


1 


3 


26 मई 2010 
एस 0 ओ0 123 - एस 0 ओ0 122 , दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 ए0/ नोट( एस० ) -32/ 2001/ 2405/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


6 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


The 26th May 2010 
S.O. 122 dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rewati Kant Sinha , 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section -3 of 
the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4033/J , dated the 3rd September 2004 to practice as 
notary again for the next five years from 3rd September 2009 . 
Residental/ Date of which the name 

Area in 
Name of 
professional of the Notary has been Qualification 

which Notary 

Remarks 
Notary 
address entered in the Register . 

to practice 
1 2 3 

4 

5 

6 
Sri Rewati 
Rewati Advocate , 

03-09-2004 

B.A. 

Bhojpur 
Kant Sinha Civil Court, 

L. L.B. 

District 
Bhojpur, Ara 

( No.- A/ Not( S )-32 / 2001/2405/ J) 

By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary . 


26 मई 2010 
एस0 ओ 0 124 , दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट, 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1392 जे 0 , दिनांक 2 मई 2003 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रविशेखर प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 2 मई 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 

6 
श्री रविशेखर प्रसाद | अधिवक्ता , 

02-05-2003 

बी 0 ए 0 

बाढ़ अनुमंडल 
सिंह अनुमंडलीय न्यायालय , 

एल 0 एल 0 बी 0 
बाढ़ । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


( सं 0 ए0/ नोट-8/ 2001/ 2407 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


26 मई 2010 
एस 0 ओ0 125 -एस0 ओ0 124, दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 ए0/ नोट -8/ 2001/ 2407/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


7 


The 26th May 2010 
S.O. 124 , dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravi Shekhar Prasad 
Singh , and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under 
section - 3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 
by the State Government in Law Department Notification No. 1392/J, dated the 2nd May 2003 to practice 
as notary again for the next five years from 2nd May 2008 . 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 

which 
name of the Notary 
Name of Notary professional 

Qualification 

Remarks 
has been entered in 

Notary to 
address 
the Register. 

practice 
1 2 3 

4 

5 

6 
Shri Ravi Shekhar Advocate 

02-05-2003 

B.A. 

Barh 
Prasad Singh Subdivisional 

L. L.B. Subdivision 
Court , Barh . 

( No. A/ Not - 8 / 2001/ 2407/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


26 मई 2010 
एस0 ओ 0 126 , दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट, 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 516990 , दिनांक 24 दिसम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कौशल किशोर पांडेय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 24 दिसम्बर 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत 
तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


3 


4 


5 


6 


24-12-2003 


बाढ़ अनुमंडल 


2 
श्री कौशल किशोर | अधिवक्ता , 
पांडेय 

अनुमंडलीय न्यायालय , 
बाढ़ । 


बी 0 ए 0 
एल0 एल0 बी 0 


( सं 0 ए0/ नोट( एस0) -48/01/ 2408/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


26 मई 2010 
एस0 ओ0 127 - एस 0 ओ0 126 , दिनांक 16 जून 2010 

का अंग्रेजी 

में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट (एस0) -48 / 01/ 2408/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


8 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


The 26th May 2010 
S.O. 126 , dated the 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kaushal Kishore 
Pandey , and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under 
section - 3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 
by the State Government in Law Department Notification No. 5169/J, dated the 24th December 2003 to 
practice as notary again for the next five years from 24th December 2008 . 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 

name of the 
Name of 

which 
professional 
Notary 

Qualification 
Notary has been 

Remarks 

Notary to 
address entered in the 

practice 
Register. 
2 

3 

4 

5 

6 
Shri Kaushal Advocate , Sub 24-12-2003 

B.A. 

Barh 
Kishore Pandey divisional Court, 

L. L.B. Subdivision 
Barh . 

( No. A/ Not ( s) -48 / 01/ 2408 / J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


1 


26 मई 2010 
एस 0 ओ0 128, दिनांक 16 जून 2010 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4045/ जे , दिनांक 4 सितम्बर 
1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नीरज रंजन शरण जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 4 सितम्बर 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 
3 4 

6 
श्री नीरज रंजन | अधिवक्ता , सिविल 04-09-2004 बी 0 एस0 सी 0 भोजपुर जिला 
शरण कोर्ट , भोजपुर , आरा 

एल0 एल 0 बी 0 
( सं0 ए0 / नोट ( एस० ) -21/ 2002/ 2401 / जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


के नाम 


1 


2 


5 


26 मई 2010 
एस 0 ओ0 129 - एस0 ओ0 128, दिनांक 16 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 ए0/ नोट( एस0 )-21/ 2002 /2401/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


9 


The 26th May 2010 
S.O. 128 , dated 16th June 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Niraj Ranjan Sharan , 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section -3 of 
the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4045/J , dated the 4th September 2004 to practice as 
notary again for the next five years from 4th September 2009 . 

Date of which the 

Area in 
Residental/ name of the 

which 
Name of Notary professional Notary has been Qualification 

Remarks 

Notary to 
address entered in the 

practice 

Register. 
1 

2 3 

4 

5 

6 
Sri Niraj Ranjan Sharan Advocate , 

04-09-2004 

B.Sc. Bhojpur 
Civil Court , 

L. L.B. District 
Bhojpur , Ara. 

( No.- A/ Not ( S )-21/ 2002/ 2401/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2010 
सं ० 6 / अ0-3-02 / 2003-2471 / वा 0 क 0 श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया , वाणिज्य - कर उपायुक्त 
( प्रभारी ), बक्सर अंचल , बक्सर को मुख्यालय से बाहर रहकर दिनांक 1 जून 2010 से 13 जून 2010 तक 
उपार्जित अवकाश, उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 


2. श्री ग्वालिया की अवकाश अवधि के लिए बक्सर अंचल , बक्सर में पदस्थापित वरीयतम 
पदाधिकारी श्री रामजी पंडित , वाणिज्य कर पदाधिकारी को वाणिज्य कर पदाधिकारी ( प्रभारी), बक्सर 
अंचल , बक्सर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

7 जून 2010 
सं ० नि 0 वि 0 स्था0-329 / 2009-3574 अनु ० ( सी ० डी ०) श्री फुलेन्द्र कुमार सिंह, " आँसू ” कार्यपालक अभियंता, 
तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 31 मई 2010 से 
13 जून 2010 तक कुल 14 ( चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय कृष्ण दास, अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


गृह विशेष विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2010 
सं ० एन/ गृ 0 को0-74-0024/ 2009-219 — आचार्य राममूर्ति , अध्यक्ष सलाहकार पर्षद , जे 0 पी 0 सेनानी 
सम्मान योजना की मृत्यु दिनांक 20 मई 2010 के अपराह्न में होने के फलस्वरूप श्री राम गुलाम सिंह, 
पिता- स्व 0 अर्जुन प्रसाद सिंह, श्रम भारती खादी ग्राम, पो 0 - खादी ग्राम , थाना - बरहट , जिला - जमुई को दिनांक 
20 मई 2010 अपराह्न से आप्त सचिव बाह्मय व्यक्ति के पद से सेवा मुक्त किया जाता है । 

(1) यह सेवा मुक्ति सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र संख्या 927, दिनांक 23 सितम्बर 

2006 के निहित प्रावधान के आलोक में किया गया है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


VIGILANCE DEPARTMENT 

FORM No. I 


DECLARATION 

The 3rd June 2010 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 

of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 
WHEREAS , It is alleged that Shri Narayan Mishra IPS ( Retd .) S / o Late Krishan Chandra Mishra , 
36 Ved Nagar, Rukunpura , Patna - 800014 , Director General-cum - Commandant General, Home Guards 
and Fire Services, Bihar, Patna Office , while serving in different capacities committed the offence of 
criminal misconduct defined under clause ( e) of sub- section ( 1 ) of Section 13 of the Prevention of 
Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Special Vigilance Unit Vide Case No. 
001/2007 dated the 6th February 2007. 


AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is of 
the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said 
Shri Narayan Mishra who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by 
resorting to corrupt means . 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should 
be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established 
under sub - section ( 1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 5 of Special 
Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the 
provision of Special Courts Act , 2009. 

( No. Ni . Vi. / Stha ( Vi.Nya.)- 09/ 10-3528 ) 

By order of the Governor of Bihar , 
Sd / - Illegible , Principal Secretary . 


Par JGIC , 16 JG 2010 


11 


VIGILANCE DEPARTMENT 

FORM No. I 


DECLARATION 

The 3rd June 2010 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 

of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 
WHEREAS, It is alleged that Shri Yogendra Kumar Jaiswal, S /o Late Jagarnath Prasad , R /o House 
No. 27 , Shivpuri , Professor Colony Road , Patna -800023 while serving in different capacities committed 
the offence of criminal misconduct defined under clause ( e ) of sub - section ( 1) of Section 13 of the 
Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Special Vigilance Unit 


Vide Case No .: 003 /2007 /SVU /Patna . 


AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is of 
the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminalmisconduct by said 
Shri Yogendra Kumar Jaiswal who has accumulated properties disproportionate to his known sources of 


income by resorting to corrupt means . 


AND WHEREAS , it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should 
be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established 
under sub - section ( 1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 5 of Spe 
Courts Act , 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the 
provision of Special Courts Act , 2009. 

(No. Ni. Vi. /Stha ( Vi.Nya .)-01 / 10-3529 ) 

By order of the Governor of Bihar, 
Sd /- Illegible , Principal Secretary . 


VIGILANCE DEPARTMENT 

FORM No. I 


DECLARATION 

The 3rd June 2010 
( Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 

of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 
WHEREAS , It is alleged that Shri Shiva Shankar Verma, IAS , S /o Rampal Verma, R /o House No. 
406 , Saubhagya Sharma Path , Rukunpura , Bailey Road , Patna -800014 while serving in different 
capacities committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e ) of sub -section (1) of 
Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Special 
Vigilance Unit Vide Case No.002 / 2007 / SVU / Patna . 


12 


बिहार गजट , 16 जून 2010 


AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is of 
the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said 
Shri Shiva Shankar Verma who has accumulated properties disproportionate to his known sources of 


income by resorting to corrupt means. 


AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should 
be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established 
under sub - section (1 ) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 5 of Special 
Courts Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the 
provision of Special Courts Act , 2009. 


( No. Ni. Vi. / Stha ( Vi.Nya. )- 08 / 10-3530 ) 

By order of the Governor of Bihar, 
Sd /- Illegible , Principal Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 13-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 16 जून 2010 


w 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गृह विशेष विभाग 


1 . 


आदेश 

3 जून 2010 
सं 0 - एन/ गृ 0 को 0-74-0024 / 2009-222 -आचार्य राममूर्ति , अध्यक्ष सलाहकार पर्षद , जे 0 पी 0 सेनानी 
सम्मान योजना , बिहार, पटना की मृत्यु दिनांक 20 मई 2010 के अपराह्न में होने के फलस्वरूप निम्न कर्मियों 
को दिनांक 20 मई 2010 अपराह्न से अपने पद से सेवा मुक्त किया जाता है । 
श्री चन्दन कुमार सिंह 

निजी सहायक 
2 . श्री विशुनदेव पासवान 

आदेशपाल 
श्री अजय कुमार शुक्ला 

- आदेशपाल 
( 1) यह सेवा मुक्ति सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र संख्या 927 , दिनांक 23 सितम्बर 
2006 के निहित प्रावधान के आलोक में किया गया है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


- 


3 . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 +10- डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


